पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 49 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2023--अग्रहायण 17 शक 1945 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, KA Anil Kumar आत्मज Late KR Aravindakshan, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 
16-ए, सड़क नं. 22, सेक्टर 2, वार्ड नं. 40, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. पूर्व 
में मेरी Gat IAs Aditya KA था जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम 
परिवर्तित कर नया नाम Akshara KA रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को Akshara KA आत्मजा KA Anil Kumar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Aditya KA Akshara KA 
fadt-Shri KA Anil Kumar faat-Shri KA Anil Kumar 
निवासी-क्वा. नं.-16-ए, निवासी-क्वा. नं.-16-ए, 
सड़क नं.-22, सेक्टर-2, सड़क नं.-22, सेक्टर-2, 
वार्ड नं.-40, भिलाई, वार्ड नं.-40, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


581 


582 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिर्जा आसिम बेग आत्मज श्री मिर्जा मेहमूद बेग, उम्र 52 वर्ष, निवासी-शॉप नं.-538, 
शारदा विश्वकर्मा निवास, बी मार्केट, सेक्टर 06, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम शायान बेग था जो 
उसके आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम मिर्जा शायान बेग रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 


प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को मिर्जा शायान बेग आत्मज मिर्जा आसिम बेग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शायान बेग मिर्जा शायान बेग 
(Shayaan 34189) (Mirza Shayaan Baig) 
पिता-श्री मिर्जा आसिम बेग पिता-श्री मिर्जा आसिम बेग 
(S/o- Shri Mirza Aasim Baig) (S/o- Shri Mirza Aasim Baig) 
निवासी-शॉप नं.-538, निवासी-शॉप नं.-538, 
शारदा विश्वकर्मा निवास, शारदा विश्वकर्मा निवास, 
बी मार्केट, सेक्टर-06, बी मार्केट, सेक्टर-06, 
भिलाई नगर, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आर्ची अग्रवाल आत्मजा श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी-ज्योति विद्यालय 
के सामने, चरोदा, वार्ड नं. 23, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम आर्ची अग्रवाल आत्मजा श्री ओमप्रकाश अग्रवाल है जो 
कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम शीतल अग्रवाल दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे ATH अग्रवाल आत्मजा श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शीतल अग्रवाल आर्ची अग्रवाल 
पिता-श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पिता-श्री ओमप्रकाश अग्रवाल 
निवासी-ज्योति विद्यालय के सामने, निवासी-ज्योति विद्यालय के सामने, 
चरोदा वार्ड नं.-23, भिलाई, चरोदा वार्ड नं.-23, भिलाई, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 583 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Sucheta Patel ध.प. Shri Raj Kumar Patel, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 41- 
सी, सड़क-एवेन्यू -सी., सेक्टर -1, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम Sucheta Patel है जो कि मेरे आधार 
कार्ड, पैनकार्ड, पासपोर्ट एवं समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत्‌ है. मेरे मतदाता परिचय पत्र 
H Sucheta व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 51०1० R. Patel दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे Sucheta Patel ध. प. Shri Raj Kumar Patel के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Sucheta Sucheta Patel 
Sucheta R. Patel ufa-Shri Raj Kumar Patel 
ufa-Shri Raj Kumar Patel निवासी-क्वा. नं.-41-सी, 
निवासी-क्वा. नं.-41-सी, सड़क-एवेन्यू-सी., 
सड़क-एवेन्यू-सी., सेक्टर -1, भिलाई, 
सेक्टर -1, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रेमलता गुप्ता ध. प. श्री शिव कुमार गुप्ता, उम्र 55 वर्ष, जाति हलवाई, निवासी- 
ए/21, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम श्रीमती प्रेमलता गुप्ता है जो कि मेरे 
आधार कार्ड, शालेय रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संध्या गुप्ता दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती प्रेमलता गुप्ता ध. प. श्री शिव कुमार गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
संध्या गुप्ता श्रीमती प्रेमलता गुप्ता 
पति-श्री शिव कुमार गुप्ता पति-श्री शिव कुमार गुप्ता 
निवासी-ए/21, चौबे कॉलोनी, निवासी-ए/21, चौबे कॉलोनी, 
सरकंडा, बिलासपुर, सरकंडा, बिलासपुर, 


तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


584 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनिकेत कुमार आत्मज श्री हरिनंदन, उम्र 34 वर्ष, निवासी-एम.आई .जी.-डी-13, 
अभिलाषा परिसर तिफरा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम अनिकेत कुमार आ. श्री 
हरिनंदन है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड , सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा 
नाम अनिकेत कुमार गुप्ता आ. श्री हरिनंदन गुप्ता दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे अनिकेत कुमार आत्मज श्री हरिनंदन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अनिकेत कुमार गुप्ता अनिकेत कुमार 
पिता-श्री हरिनंदन गुप्ता पिता-श्री हरिनंदन 


निवासी-एम. आई .जी.-डी-13, 
अभिलाषा परिसर, तिफरा, 
बिलासपुर, 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


निवासी-एम. आई .जी.-डी-13, 
अभिलाषा परिसर, तिफरा, 
बिलासपुर, 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, शारदा बाई सिन्हा ध. प. श्री केजु लाल सिन्हा, निवासी-60, बजरंग पारा कोहका, करमा 
भवन के पीछे, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम शारदा कलार था जो मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 
शासकीय/अर्द्धशासकीय, अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शारदा बाई सिन्हा रख ली हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे शारदा बाई सिन्हा ध. प. श्री केजु लाल सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शारदा कलार शारदा बाई सिन्हा 
(Sharda kalar) (Sharda Bai Sinha) 
पति-श्री केजु लाल सिन्हा पति-श्री केजु लाल सिन्हा 
(W/o-Shri Keju Lal Sinha) (W/o-Shri Keju Lal Sinha) 
निवासी- 60, बजरंग पारा, कोहका, निवासी- 60, बजरंग पारा, कोहका, 
करमा भवन के पीछे, करमा भवन के पीछे, 
सुपेला भिलाई, सुपेला भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 585 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कामेश्वरी वर्मा ध. प. श्री विजय कुमार वर्मा निवासी-मकान नं. 302, पद्मनाभपुर, 
दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम कामेश्वरी वर्मा है जो मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे नाम पर 
सम्मिलित खाते में ग्राम fren में भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम कामिनी आ. स्व. बुद्धेश्वर दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती कामेश्वरी वर्मा ध. प. श्री विजय कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कामिनी श्रीमती कामेश्वरी वर्मा 
(Kamini) (Smt. Kameshwari Verma) 
पिता-स्व. बुद्धेश्वर पति-श्री विजय कुमार वर्मा 
(D/o- Late Buddeswar) (W/o- Shri Vijay Kumar Verma) 
निवासी-मकान 4.-302, निवासी-मकान 4.-302, 
पद्मनाभपुर, दुर्ग पद्मनाभपुर, दुर्ग 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, श्वेता चंदेल ध. प. श्री शेखर dea, स्थाई निवास-ग्राम fren, दुर्ग, तहसील व जिला 
दुर्ग, वर्तमान निवासी-नैला, जांजगीर-चांपा (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम श्वेता चंदेल है जो मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु 
मेरे नाम पर सम्मिलित खाते पर ग्राम तिरगा में भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम दुर्गेश्वरी आ. स्व. बुद्धेश्वर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्वेता चंदेल ध. प. श्री शेखर चंदेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दुर्गेश्वरी श्वेता चंदेल 

(Durgeshwari) (Shweta Chandel) 

पिता-स्व. बुद्धेश्वर पति-श्री शेखर चंदेल 
(D/o- Late Buddeswar) (W/o- Shri Shekhar Chandel) 

स्थाई निवास-ग्राम-तिरगा, दुर्ग, स्थाई निवास-ग्राम-तिरगा, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-नैला, वर्तमान निवासी-नैला, 


जांजगीर-चांपा (छ. ग.) जांजगीर-चांपा (छ. ग.) 


586 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमद्‌ अनादि श्रीहरि आत्मज श्री कौशल प्रसाद, निवासी-अग्रसेन महाविद्यालय के सामने, 
सरस्वती चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम श्रीमद्‌ अनादि श्रीहरि है जो मेरे आधार कार्ड 
में दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय, अभिलेखों/दस्तावेजों व अन्य अभिलेखों में मेरा नाम अभिलाष त्रिपाठी, अभिलाष कुमार 
त्रिपाठी व अभिलाष कौशल त्रिपाठी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे श्रीमद्‌ अनादि श्रीहरि आत्मज श्री कौशल प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अभिलाष त्रिपाठी, श्रीमद्‌ अनादि श्रीहरि 
अभिलाष कुमार त्रिपाठी, (Srimad Anadi Srihari) 
अभिलाष कौशल त्रिपाठी पिता-श्री कौशल प्रसाद 
पिता-श्री कौशल प्रसाद (S/o-Shri Kaushal Prasad) 
निवासी-अग्रसेन महाविद्यालय के सामने, निवासी-अग्रसेन महाविद्यालय के सामने, 
सरस्वती चौक, सरस्वती चौक, 
पुरानी बस्ती, रायपुर पुरानी बस्ती, रायपुर 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चॉदनी साहू आत्मजा श्री विनोद कुमार साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी-ग्राम पुरदा (बड़े) 
नवागांव पुरदा, तहसील बोरी, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम चाँदनी साहू है तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम विनोद कुमार साहू 
है जो कि उनके आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे दाखिल पंजी व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों A aie ot. विवित कुमार व मेरे आधार कार्ड 
में मेरा नाम चांदिनी साहू दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अत: अब से मुझे चॉदनी साहू आत्मजा श्री विनोद कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
चॉदनी चाँदनी साहू 
(Chandani) (Chandani Sahu) 
चांदिनी साहू पिता-श्री विनोद कुमार साहू 
(Chandini Sahu) (D/o-Shri Vinod Kumar Sahu) 
पिता-श्री विवित कुमार निवासी-ग्राम-पुरदा (बड़े) 
(D/o-Shri Vivit Kumar) नवागांव Wal, तहसील-बोरी 
निवासी-ग्राम-पुरदा (बड़े) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नवागांव पुरदा, तहसील-बोरी 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 587 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Mohit Jain आत्मज Shri Ashok Kumar Jain, उम्र 24 वर्ष, निवासी-324, सड़क नं.- 
4 वार्ड-11, शांति नगर, भिलाई, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम Mohit Jain आ. 
Shri Ashok Kumar Jain है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, मेरे आधार कार्ड व समस्त शासकीय प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे प्राथमिक 


कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Aashik Jain आ. Shri Ashok Jain of है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Mohit Jain आत्मज Shri Ashok Kumar Jain के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Aashik Jain Mohit Jain 
faat-Shri Ashok Jain faat-Shri Ashok Kumar Jain 
निवासी-324, सड़क नं.-4, निवासी-324, सड़क नं.-4, 
वार्ड-11, शांति नगर, भिलाई, वार्ड-11, शांति नगर, भिलाई, 
सुपेला, भिलाई, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शमीम बेगम ध. प. मुख्तार अली, उम्र 64 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 7-ए, सड़क नं. 12, 
सेक्टर 08, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मैं नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत थी. पूर्व में मेरा नाम रमा बाई आ. श्री 
केजुराम था, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 09-10-1989 को श्री मुख्तार अली 


के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शमीम बेगम रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे शमीम बेगम ध. प. मुख्तार अली के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रमा बाई शमीम बेगम 
पिता-श्री केजुराम पति-मुख्तार अली 
निवासी-क्वा. नं.-7-ए, निवासी-क्वा. नं.-7-ए, 
सड़क नं.-12, सड़क नं.-12, 
सेक्टर-08, भिलाई, सेक्टर-08, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


588 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महंगी देवी ध. प. स्व. दुधनाथ, उम्र 74 वर्ष, निवासी-एल.आई.जी.-07, आमदी नगर, 


geal, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) को हूँ. मेरा वास्तविक नाम महंगी देवी है. मेरे पति पुलिस विभाग में कार्यरत थे. उनके सर्विस 


रिकार्ड में मेरा यही नाम दर्ज है, किंतु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में सोनामती दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे महंगी देवी ध. प. स्व. दुधनाथ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
सोनामती महंगी देवी 
पति-स्व. दुधनाथ पति-स्व. दुधनाथ 
निवासी-एल.आई .जी.-07, निवासी-एल.आई.जी.-07, 


आमदी नगर, हुडको, भिलाई, 


आमदी नगर, हुडको, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लोकेश कुमार सिंह आत्मज श्री रमाकांत सिंह, उम्र 38 वर्ष निवासी-क्वार्टर नं. 4/ए., 
सड़क नं. 33, सेक्टर 7, भिलाई नगर, सिविक सेंटर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरी पुत्री का नाम erin सिंह था जो कि उसके 


जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम तनिष्का सिंह रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को तनिष्का सिंह आत्मजा लोकेश कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


हान्वीका सिंह तनिष्का सिंह 
(Hanvika Singh) (Tanishka Singh) 
पिता-श्री लोकेश कुमार सिंह पिता-श्री लोकेश कुमार सिंह 
निवासी-क्वार्टर नं. -4/ए., निवासी-क्वार्टर नं. -4/ए., 
सड़क नं.-33, सेक्टर-7, सड़क नं.-33, सेक्टर-7, 
भिलाई नगर, सिविक सेंटर, भिलाई नगर, सिविक सेंटर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 589 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आब्बुरी भार्गवी आत्मजा श्री आब्बुरी गोपी कृष्ण, उम्र 22 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नम्बर 5/ए, 
सड़क 31, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490006 की हूँ. मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. मेरे 
पिता का पूर्ण वास्तविक नाम आब्बुरी गोपी कृष्ण है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, बैंक रिकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में लघु नाम ए,. भागर्वी आ. 
ए, गोपी कृष्ण दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम आब्बुरी भार्गवी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ TA प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे आब्बुरी भार्गवी आत्मजा श्री आब्बुरी गोपी कृष्ण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ए. भार्गवी आब्बुरी भार्गवी 
(A. Bhargavi) (Abburi Bhargavi) 
पिता-श्री ए. गोपी कृष्ण पिता-श्री आब्बुरी गोपी कृष्ण 
(D/o- Shri A. Gopi Krishna) (D/o- Shri Abburi Gopi Krishna) 
निवासी-क्वार्टर नम्बर-5/ए, सड़क-31, निवासी-क्वार्टर नम्बर-5/ए, सड़क-31, 
सेक्टर-10, भिलाई नगर, सेक्टर-10, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
पिन-490006 पिन-490006 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आब्बुरी गोपी कृष्ण आत्मज स्व. आब्बुरी पुरूषोत्तम राव, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वार्टर 
नम्बर 5/ए, सड़क 31, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490006 का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
हूँ. मेरे पुत्र तथा मेरा वास्तविक नाम आब्बुरी रेवत आ. आब्बुरी गोपी कृष्ण है जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड, मेरे 
पुत्र के पैनकार्ड, शालेय रिकार्ड तथा बैंक रिकार्ड में लघु नाम ए, रेवत आ. ए, गोपी कृष्ण दर्ज है जिसे परिवर्तित कर पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को आब्बुरी रेवत आत्मज आब्बुरी गोपी कृष्ण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ए. रेवत आब्बुरी रेवत 
(A. Revat) (Abburi Revat) 

पिता-श्री ए. गोपी कृष्ण पिता-श्री आब्बुरी गोपी कृष्ण 
(S/o- Shri A. Gopi Krishna) (S/o- Shri Abburi Gopi Krishna) 
निवासी-क्वार्टर नम्बर-5/ए, सड़क-31, निवासी-क्वार्टर नम्बर-5/ए, सड़क-31, 

सेक्टर-10, भिलाई नगर, सेक्टर-10, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिन-490006 पिन-490006 


590 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेखा ठाकुर ध. प. श्री विनोद कुमार ठाकुर, निवासी- म. नं. 52/1118, सुन्दर नगर, 
कुशालपुर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम रेखा ठाकुर है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड 
व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री दीपिका सेन ठाकुर के कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Neelima Sen Thakur, 


Neelima Sen तथा कुछ अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Nileema Sen Thakur, Nileema Sen दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे रेखा ठाकुर ध. प. श्री विनोद कुमार ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Neelima Sen Thakur, रेखा ठाकुर 
Neelima Sen, (Rekha Thakur) 


Nileema Sen Thakur 
Nileema Sen 
पति-श्री विनोद कुमार ठाकुर 
निवासी-म. नं.-52/1118, 
सुन्दर नगर, कुशालपुर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


पति-श्री विनोद कुमार ठाकुर 
निवासी-म. नं.-52/1118, 

सुन्दर नगर, कुशालपुर, रायपुर, 

तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरसिंग हुमने आत्मज श्री मेहत्तर हुमने, निवासी-ग्राम गोटाटोला, तहसील छुरिया,जिला 
राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. मेरा तथा मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वैशाली हुमने आ. नरसिंग हुमने है जो कि मेरे पुत्री के दाखिल खारिज में दर्ज 
है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में वैशाली नांदेश्वर आ. चन्द्रकुमार नांदेश्वर दर्ज है जिसे परिवर्तित 
कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को वैशाली हुमने आत्मजा नरसिंग हुमने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
वैशाली नांदेश्वर वैशाली हुमने 
(Vaishali Nandeshwar) (Vaishali Humane) 
पिता-श्री चन्द्रकुमार नांदेश्वर पिता-श्री नरसिंग हुमने 
(D/o-Shri Chandrakumar Nandeshwar) (D/o-Shri Narsing Humane) 
निवासी-ग्राम-गोटाटोला, निवासी-ग्राम-गोटाटोला, 
तहसील-छुरिया, तहसील-छुरिया, 


जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 591 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Gita रानी साहू ध. प. श्री संजय साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 20, स्ट्रीट नं. 4/ 
सी,हिन्द नगर, रिसाली भिलाई, पोस्ट-सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ पूर्व में मेरा नाम तृप्ति रानी आत्मजा होश कुमार 
बनपाल था जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह श्री संजय साहू के साथ 
सम्पन्न हुआ विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम तृप्ति रानी साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे तृप्ति रानी साहू ध. प. श्री संजय साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


तृप्ति रानी 
(Tripti Rani) 
पिता-श्री होश कुमार बनपाल 
(D/o-Shri Hosh Kumar Banpal) 
निवासी-प्लाट नं.-20, स्ट्रीट नं.-4/सी, 
हिन्द नगर, रिसाली भिलाई, 
पोस्ट-सिविक सेंटर भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


तृप्ति रानी साहू 
(Tripti Rani Sahu) 
पति-श्री संजय साहू 
(W/o- Shri Sanjay Sahu) 
निवासी-प्लाट नं.-20, स्ट्रीट नं.-4/सी, 
हिन्द नगर, रिसाली भिलाई, 
पोस्ट-सिविक सेंटर भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवारी लाल had आत्मज श्री मनीराम had, उम्र 37 वर्ष, जाति केंवट निवासी-दवार्ड नं. 


05, क्वा. नं. ओ. एफ. 08, पुराना सी.एस.ई.बी. कालोनी, आर.आर. फ्यूल्स के पास, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. 
मैं कार्यपालन अभियंता stars संभाग छ.रा.वि.पारे. कं. मर्या. बिलासपुर में कार्यरत्‌ हूँ. मेरा वास्तविक नाम देवारी लाल Had है जो मेरे आधार 
कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा आठवीं, दसवीं, जाति प्रमाण पत्र व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा 
नाम देवारी लाल दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे देवारी लाल Had आत्मज श्री मनीराम Had के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


देवारी लाल 
पिता-श्री मनीराम कैवर्त 
निवासी-वार्ड नं.-05, 
aa, नं.-ओ. एफ.-08, 
पुराना सी.एस.ई.बी. कालोनी, 
आर.आर. फ्यूल्स के पास, बिलासपुर 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


नया नाम 


देवारी लाल कैवर्त 
पिता-श्री मनीराम कैवर्त 
निवासी-वार्ड नं.-05, 

Fal. नं.-ओ. एफ.-08, 
पुराना सी.एस.ई.बी. कालोनी, 
आर.आर. फ्यूल्स के पास, बिलासपुर 
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 


592 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप नायक आत्मज श्री बासन नायक, उम्र 34 वर्ष, निवासी-बी ब्लॉक रोड, भाटापारा 
बस्ती, तालाब के पास, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम संदीप नायक आ. बासन 
नायक है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में दर्ज है तथा मेरी माता का वास्तविक नाम तुला नायक है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रामण पत्रों मे मेरा नाम संदीप आ. बासन, माता तुला बाई दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे संदीप नायक आत्मज श्री बासन नायक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


संदीप 
(Sandeep) 
पिता-श्री बासन 
माता-तुला बाई 
निवासी-बी ब्लॉक रोड, भाटापारा बस्ती, 
तालाब के पास, रूआबांधा, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


नया नाम 


संदीप नायक 
(Sandeep Nayak) 
पिता-श्री बासन नायक 
माता-तुला नायक 
निवासी-बी ब्लॉक रोड, भाटापारा बस्ती, 
तालाब के पास, रूआबांधा, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Ae खेमका ध. प. श्री आशीष खेमका, उम्र 35 वर्ष, निवासी-डी 604, जैनम प्लेनेट, 
टाटीबंध रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम तान्या थिन्द आ. स्व. जसवंत सिंह fore था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों, बैंक रिकार्ड व अन्य में दर्ज है. मेरा विवाह श्री आशीष खेमका के साथ संपन्न हुआ, विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना उपनाम fore को परिवर्तित 


कर अन्य उपनाम खेमका जोड़कर नया नाम TIT खेमका रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अतः: अब से मुझे WM GAH ध. प. श्री आशीष खेमका के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
at fa TT खेमका 
(Tanya Thindh) (Tanya Khemka) 


पिता-स्व. जसवंत सिंह fa 
निवासी-डी 604, जैनम प्लेनेट, 
टाटीबंध रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


पति-श्री आशीष खेमका 
निवासी-डी 604, जैनम प्लेनेट, 
टाटीबंध रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 593 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देविदास अशोक दुबेले, आत्मज श्री अशोक दुबेले निवासी-द्वारा गनेशी पाल, मं. नं. 169, ममता 
ब्यूटी पार्लर, गोगांव, सीता नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम देविदास अशोक दुबेले आ. श्री आशोक दुबेले है जो 


कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड में देविदास अशोक पाल दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे देविदास अशोक दुबेले आत्मज श्री अशोक दुबेले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
देविदास अशोक पाल देविदास अशोक दुबेले 
पिता-श्री अशोक दुबेले पिता-श्री अशोक दुबेले 
निवासी-द्वारा गनेशी पाल, A. नं.-169, निवासी-द्वारा गनेशी पाल, A. नं.-169, 
ममता ब्यूटी पार्लर, गोगांव, ममता ब्यूटी पार्लर, गोगांव, 
सीता नगर, रायपुर, सीता नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घनश्याम सिंह भुआर्य आत्मज श्री बाल सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी-ग्राम मलकुंवर 
थाना महामाया, तहसील डौण्डी जिला बालोद (छ. ग.) का हूँ. मैं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर बस्तर कांकेर 
में कार्यरत्‌ हूँ. मेरा वास्तविक नाम घनश्याम सिंह भुआर्य है जो मेरे आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में 
घनश्याम सिंह दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे घनश्याम सिंह भुआर्य आत्मज श्री बाल सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
धनश्याम सिंह धनश्याम सिंह भुआर्य 
(Ghanshyam Singh) (Ghanshyam Singh Bhuarya) 
पिता-श्री बाल सिंह पिता-श्री बाल सिंह 
(S/o- Shri Bal Singh ) (S/o- Shri Bal Singh ) 
निवासी-ग्राम-मलकुंवर निवासी-ग्राम-मलकुंवर 
थाना-महामाया थाना-महामाया 
तहसील-डौण्डी तहसील-डौण्डी 


जिला-बालोद (छ. ग.) जिला-बालोद (छ. ग.) 


594 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


विविध 
अन्य सूचनाएं 


आल इंडिया काउंसिल आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी साइंस एंड रिसर्च 


रायपुर, जिला रायपुर (छ. ग.) 


पत्र क्र.:- ए.आई.का.इ.हो.पै./2023/अक्टूबर/रूल्स/04, दिनांक 20-10-2023 


आल इंडिया काउंसिल आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी साइंस एंड रिसर्च, भर्ती नियम 2023 
आल इंडिया काउंसिल आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी साइंस एंड रिसर्च भर्ती नियम से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान करती है :- 


यह कि आल इंडिया काउंसिल आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी साइंस एंड रिसर्च के द्वारा केवल काउंसिल के द्वारा संचालित कार्यालय के लिए 
ही भर्ती की जावेगी. 


यह कि काउंसिल द्वारा भर्ती के सूचना निकाली जा सकती है अथवा पहले से जमा आवेदनों में से आवेदकों का चयन कर नियुक्त किया 
जा सकेगा. 


यह कि भर्ती के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा ली जावेगीं, आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क भी ली जा सकेगी. काउसिंल के लिए 
नियम शर्त के अनुसार कार्य करने के लिए सक्षम एवं शपथ देने वाले आवेदकों का ही चयन किया जा सकेगा. 


यह कि काउंसिल प्राप्त आवेदन के स्क्रुटनी अथवा साक्षातकार अथवा परीक्षा के आधार पर चयन किया जा सकेगा. निर्धारित योग्यता एवं 
अनुभव आवश्यक होगा. 


यह कि राज्य कार्यालय, प्रवेश कार्यालय, सूचना केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा भर्ती की जायेगी काउंसिल 
उनके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. 


यह कि काउंसिल द्वारा दैनिक वेतन आधार नियुक्त किया जा सकेगा. 
यह कि काउंसिल द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा. 


यह कि काउंसिल में लगातार 10 वर्ष तक दैनिक वेतन आधार पर या संविदा आधार पर कार्य करने वाले आवेदकों को नियमित भर्ती के 
अन्तर्गत भर्ती किया जा सकेगा. 


यह कि काउंसिल से dag संस्थानों के लिए संबंद्ध संस्थान ही नियमानुसार भर्ती कर उनके वेतन, भत्ते एवं अन्य देयकों के लिए 
जिम्मेदार होंगे. संबद्ध संस्थान दैनिक, संविदा या नियमित आधार पर कर्मचारी नियुक्त कर सकेंगे. 


यह कि ऐसे कार्यालय/संस्थान जो काउंसिल द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ठेके/अनुबंध पर संचालन के लिए दिया गया हो वहां के लिए 
नियुक्ति ठेकेदार/अनुबंधकर्ता द्वारा ही किया जावेगा तथा उनके वेतन भत्ते एवं अन्य सभी देयकों के लिए ठेकेदार/अनुबंधकर्ता ही 
जिम्मेदार होगा. 

यह कि काउंसिल द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिए को किसी भी अन्य शाखा में स्थानांतरित भी किया जा सकेगा. 


काउंसिल की किसी शाखा को बंद किये जाने की स्थिति में उसमें नियुक्त पदाधिकारियों को पद मुक्त किया जा सकेगा. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023 595 


यह कि काउंसिल कभी भी नियुक्‍त कर्मचारी को उनके कार्यक्षमता में कमी पाये जाने, लापरवाही या अनुशासनहीनता अथवा आवश्यकता 
नहीं होने पर, नियुक्त अवधि समाप्त होने पर काउंसिल द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर मुक्त किया जा सकेगा. 


यह कि काउंसिल नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा किसी पद के लिए निर्धारित नियम शर्त के उल्लंघन पर उचित कार्यवाही करते हुए पद 
मुक्त कर सकेगी जिसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी. 


यह कि काउंसिल कर्मचारियों को नगद या बैंक खाते के माध्यम से वेतन दिया जा सकेगा. 


यह कि काउंसिल नियुक्त कर्मचारी को दैनिक वेतन या संविदा वेतन के अलावा कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं करेगी. अध्यक्ष अथवा 
सचिव कोई भी सुविधा किसी नियुक्‍त कर्मचारी को दे सकेगी. 


यह कि काउंसिल द्वारा नियुक्त कर्मचारी को पदीय दायित्व के पूर्ति के लिए संसाधन प्रदान कर सकेगी. 
यह कि भर्ती सूचना, प्राप्त आवेदन अथवा नियुक्ति को कभी भी निरस्त या संशोधित कर सकती है. 
यह कि काउंसिल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा. 


यह कि काउंसिल नियुक्‍त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए सचिव या अध्यक्ष नियम बना सकेगी. 


डी. पी. जोशी, 
अध्यक्ष 
आल इंडिया काउंसिल आफ इलेक्ट्रो 
होम्योपैथी साइंस एंड रिसर्च रायपुर, 
जिला रायपुर छ. ग. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


